निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 आश्विन 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 870) पटना , शुक्रवार , 7 अक्तूबर 2016 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 अगस्त 2016 
सं0 22 / निसिo(मुज0) - 06 - 10 / 2012 / 1772 — श्री विभाष मंडल , तत्कालीन सहायक अभियंता, तिरहुत 
नहर प्रमण्डल , रतवारा, मुजफ्फरपुर को उनके पदस्थापन अवधि के दौरान प्रमण्डल के अन्तर्गत कराये जा रहे कैनाल 
लाईनिंग कार्यों में बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता अंचल, पटना द्वारा की गयी । उड़नदस्ता द्वारा समर्पित 
जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त श्री मंडल से विभागीय पत्रांक 659 दिनांक 11.06. 
13 से स्पष्टीकरण पूछा गया । श्री मंडल से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त 
विभागीय संकल्प सं0 1826 दिनांक 04.12. 14 द्वारा श्री मंडल के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली 2005 के नियम - 17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी । जिसमें निम्न 
तथ्य पाये गये: 

तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0 728 से वि0 दू0 760 तक का कार्य दिनांक 01.11. 11 से 25. 11.11 के बीच में 
पूरा कर भुगतान हेतु RA BiLL No .-10 एवं पत्रांक 921 दिनांक 14. 12.11 से संवेदक द्वारा प्रमण्डल को सौंपा 


गया । 


श्री मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा अवर प्रमण्डल का प्रभार दिनांक 28.02.12 को ग्रहण किया गया । 
श्री मंडल द्वारा प्रभार ग्रहण करने के बाद दिनांक 02.03.12 को तिरहुत मुख्य नहर का निरीक्षण किया गया । तिरहुत 
मुख्य नहर के वि० दू0 739. 80 से वि० दू0 740.00 तक का लाईनिंग कार्य विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाये जाने पर श्री 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 अक्तूबर 2016 
मंडल द्वारा पत्रांक 31 दिनांक 02.03.12 द्वारा लाईनिंग कार्य को अमान्य करते हुए इसकी सूचना कार्यपालक अभियंता 
को दी गयी । तिरहुत मुख्य नहर के वि0 दू0 728 से 760 तक की मापी दिनांक 24 .03.12 को ली गयी । इस मापी में 
लाइनिंग 739. 80 से 740. 00 वि0 दू0 का कार्य सम्मिलित नहीं है । जिसकी पुष्टि कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर 
प्रमण्डल, रतवारा के पत्रांक 41 दिनांक 20.01.15 से होती है । जिसमें उल्लेखित है कि वि0 दू0 739.80 से वि0 दू० 
740 .00 तक के लाईनिंग कार्य का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है । 

समीक्षोपरान्त आलोच्य कार्य श्री मंडल के के कार्यालय में योगदान के पूर्व ही संपादित कर लिये जाने तथा 
आलोच्य कार्य का भुगतान अभी तक स्थगित रहने से संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए कार्य से 
असम्बद्ध रहने के कारण सरकार द्वारा मामले में आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 

उक्त निर्णय श्री विभाष मंडल, तत्कालीन सहायक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमण्डल, रतवारा को संसूचित किया 


जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 870 - 571 +10 - डी0टी0जी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


